ACTO 

M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ , 1940 ( श०) 
3 जुलाई , 2018 (ई० ) 


संख्या - 637 


राँची, मंगलवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


शुद्धि पत्र 


25 जून , 2018 ई० 


संख्या-8/ न्याय (03) 01/2015-3363 / W. P.( PIL ) No.-5251/2013 -- सतनाम सिंह 
गंभीर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 4 मई, 2016 को माननीय 
झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में माननीय 
न्यायाधीश ( से०नि० ) श्री डी०पी० सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन 
अधिसूचना सं०-3714, दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया था । 


2. पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2016 से प्रभावी था , परन्तु 
उक्त न्यायादेश के आलोक में एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष मा० न्यायाधीश 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 3 जुलाई, 2018 
( से०नि० ) श्री डी०पी० सिंह द्वारा दिनांक 20 जून , 2016 से ही कार्यरत होने के 
कारण पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या -3714 को दिनांक 20 जून , 2016 से प्रभावी 
समझा जाय । 


3. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । उक्त अधिसूचना के 
शेष अंश यथावत् रहेंगे । 


ह०/ 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 637 -- 50 


